निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 408 ) 


3 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 24 मई 2013 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

10 अप्रील 2013 
सं0 वि०प०स्था0 - 30 / 12 ( खंड )- 822(2) वि०प० — बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों / कर्मचारियों हेतु 
दिनांक 01.01.1996 से वेतनमान पुनरीक्षण एवं पद संरचना संबंधी राज्य सरकार के आर्थिक विषयक मंत्रिमंडलीय 
उप - समिति के प्रतिवेदन संख्या - वि०अ०प्र० ( जी०) 02 / 99 - 3989 दिनांक 04.07. 2011 तथा वित्त विभागीय परामर्श पत्रांक 
4105, दिनांक 07.07.02001 तदनुसार परिषद सचिवालय की अधिसूचना संख्या वि०प०स्था० - 95 / 98 - 1942( 2 ) वि०प० 
दिनांक 30.06. 2008 के आलोक में प्रतिवेदक संवर्ग में पूर्व की प्रोन्नति संबंधी सभी पद संरचना ( उप - सचिव एवं अवर 
सचिव) के निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए नए पद संरचना के अनुसार मुख्य प्रतिवेदक के 01 (एक ) पद तथा 
वरीय प्रतिवेदक के 04( चार) पदों के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारियों को निम्नरूपेण समायेजित किया 
जाता है: 
( क ) मुख्य प्रतिवेदक 

01 (एक ) पद ( वेतनमान - 12000 - 16500 ) 
___ श्री अलख कुमार 

दिनांक 01.03. 2004 से 30. 04. 2013 ( से०निवृत्ति ) तक 
( ख ) वरीय प्रतिवेदक 

04 ( चार) पद ( वेतनमान - 10000 - 15200 ) 
श्री सतीश कुमार सिंह दिनांक 05.04. 2013 से 31.08. 2013 तक 
श्री सुभीम शर्मा 

दिनांक 05.04.2013 से 31. 08. 2013 तक 
श्री प्रमोद कुमार 

दिनांक 05.04.2013 से 31.08.2013 तक 
श्री अनिल कुमार आनन्द दिनांक 05.04.2013 से 31.08.2013 तक 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

प्रभात कुमार झा , 
सचिव, बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 408 -571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


